सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 42 


2 पौष , 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

23 दिसम्बर , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
28 अक्टूबर , 2016 


संख्या-3/नि०सं०- 09 - 34 / 2016 का . 9294 -- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त 
विभाग के संकल्प सं०- 551 दिनांक 1 मार्च, 2007 एवं 907 दिनांक 1 जुलाई, 2010 के आलोक में 
श्रीमती सीमा सिंह, झा०प्र०से० (प्रथम बैच ) भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा द्वारा उपभोग किये गये 
दिनांक 1 मार्च, 2016 से 26 अगस्त , 2016 तक की अवधि को मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 42-- 50 


